रजिस्ट्री सं. डी . एल.- 33004/98 


REGD . NO. D . L .- 33004/ 98 


भारत की राजपत्र 


सयम्ज 


पत 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II _ Section 3 - Sub -section (ii ) 


30 / 10/18 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 240 ] 
No . 240 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , अप्रैल 16 , 1998 / चैत्र 26, 1920 
NEW DELHI, THURSDAY , APRIL 16 , 1998 /CHAITRA 26 , 1920 


रसायन और उर्वरक मंत्रालय 
( राष्ट्रीय औषभ मूल्यनिर्धारण प्राधिकरण ) 

आदेश 

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1998 
का . आ . 325( अ ). - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का . आ . 637 ( अ ) 
तारीख 4 सितम्बर , 1997 के साथ गठित औषध ( कीमत नियंत्रण ) आदेश , 1995 के पैरा १ के उप पैरा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पैट्रोरसायन विभाग ) के आदेश सं . का . आ . 143 ( अ ) , तारीख 26 फरवरी, 1996 का 
अधिक्रमण करते हुए नीचे की सारणी के स्तंभ (5 ) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3 ) और ( 4 ) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में 
विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितयों में से प्रत्येक की , उत्पाद 
शुल्क और स्थानीय कर , यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है । 

सारणी 
क्र . सं. विनिर्मिति का नाम 

प्रबलता पैक आकार 

अधिकतम कीमत 

( रु. ) 
12 

3 

प्रत्येक टिकिया में है 
स्प्रिनोलैक्टोन गोलियां स्प्रिनोलैक्टोन 25 मिग्रा . 10 का एएल/ब्लिस्टर 

11. 42 
स्पिनोलैक्टोन गोलियां स्प्रिनोलैक्टोन 100 मिग्रा. . 10 का एएल/ग्लिस्टर 

44 . 28 
स्प्रिनोलैक्टोन + फ्रूसेमाइड स्प्रिनोलैक्टोन 50 मिग्रा. 10 का एएल/ब्लिस्टर 

25. 94 
गोलियां 

फ्रूसेमाइड 20 मिग्रा. 
स्प्रिनोलैक्टोन + फ्रूसेमाइड स्प्रिनोलैक्टोन 50 मिग्रा. 10 का एएल / पत्ता 
गोलियां सेमाइड 20 मिग्रा. 

[ फा . सं/ 9/98/वि / फा. सं . 8 ( 5 )/ 98डीपी/ एनपीपीए . ] 

एल . एम . कौशल, उपनिदेशक 
1052G/ 98 


5 


26. 42 " 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 ( ii)] 


MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 
(National Pharmaceutical Pricing Authority ) 

ORDER 

New Delhi, the 16th April, 1998 
S. O. 325( E ). -- In exercise of the powers , conferred by sub -paragraph (1 ) and ( 2 ) of paragraph 9 of the Drugs ( Prices 
Control) Order , 1995 read with No . S . O . 637( E ) dated the 4th September , 1997 issued by the Government of India in the 
Ministry of Chemicals and Fertilizers, and in supersession of the Order of the Government of India in theMinistry of Chemicals 
and Fertilizers ( Department of Chemicals and Petrochemicals ) No . S . O . 143 ( E ) dated the26th February , 1996, the National 
Pharmaceutical Pricing Authority horoby fixes the prices as specifed in column (5) of the table below as the ceiling prices 
exclusive of excise duty , and local tax , if any, of each of the scheduled formulations spocified in corresponding entry in columns 
( 2 ) of the said Table with the strength and pack size specified rospectively in the corresponding entries in column (3) and (4 ) 
thereof : 

TABLE 


( Rs .) 


Sl. Name of the formulation Strength 

Pack 

Ceiling Price 
No. 

Size 
(1 ) ( 2 ) 

( 5 ) 
Each Tab contains 
Spirololactone tab Spironolactone 25 mg 10 s AL/BL 

11. 42 
Spironolactone tab Spironolactono 100 mg 10 s AL /BL 

44 . 28 
Spirololactono + Frusemide Spironolactone 50 mg 10 s AL /BL 

25 . 94 
tab 

Frusemide 20 mg 
Spironolactone + Frusemide Spironolactone 50 mg 10 s AL /ST 

26 . 42 " 
tab Frusemide 20 mg 

[ PN/ 9/ 98/ F./ F. No. 8(5 ) 98/ D. P./ NPPA] 

L . M . KAUSHAL, Deputy Director 
आदेश 

नई दिल्ली , 16 अप्रैल , 1998 
का . आ . 326( अ ). - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा तारीख 4 सितम्बर , 1997 
को जारी का. आ. 637 ( अ ) के साथ गठित औषध ( कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा ( 1 ) और ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पैट्रोरसायन विभाग ) के आदेश सं . का . आ . 560( अ ), तारीख 21 जून, 1995 में 
निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात् : 

उक्त आदेश में नीचे की सारणी के क्रम सं . 8 तक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों रखी जाएंगी, 
अर्थात् : 

प्रत्येक 5 मिलि में है 
सेलब्यूटामोल + बोमोहेक्सिम सेलब्यूटामोल एसओ 4 

100 मिलि की 
सिरप 

2 मिग्रा. सेलब्यूटामोल + ब्रोमोहेविसन बोतल 
8 मिग्रा. के बराबर 

[ को . सं/ 9/98/वि / फा . सं. 8( 5 )/ 98 / डीपी/ एनपीपीए. ] 

एल. एम. कौशल, उपनिदेशक 
टिप्पण : - मूल आदेश, भारत के राजपत्र , भाग- 2, खंड- 3, उपखंड ( ii ) के का . आ . 560 ( अ ) दिनांक 21 जून , 1995 में प्रकाशित हुआ था और 

तत्पश्चात् उसका निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया था : 
1. भारत का राजपत्र भाग - 2 , खंड- 3, उपखंड ( i) के का . आ . 357 ( अ ) दिनांक 30 अप्रैल, 1997 
2. भारत का राजपत्र भाग -2, खंड -3 , उपखंड ( ii ) के का. आ . 501 ( अ ) दिनांक 16 जुलाई , 1997 
3. भारत का राजपत्र भाग- 2, खंड- 3, उपखंड ( ii ) के का . आ . 529 ( अ ) दिनांक 28 जुलाई, 1997 
4 . भारत का राजपत्र भाग - 2, खंड - 3, उपखंड ( ii ) के का . आ . 179 ( अ ) दिनांक 9 मार्च, 1998 


12. 78 " 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


- 


- 


ORDER 

New Delhi, the 16th April, 1998 
$ . 0 . 326 ( E ).- - In oxercise of the powers , conferred by sub -paragraph (1) and ( 2 ) of paragraph 9 of the Drugs (Prices 
Control) Order , 1995 read with No. S .O . 637 (E ) dated the 4th September , 1997 issued by the Government of India in the 
Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority hereby makes the further amendments in 
the Order of Government of India in the Ministry of Chemical and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals ) 
No . S .O . 560 (E ) dated the 21st June, 1995 , namely : 

In the said order , in the Table below for serial number 8 and the entries relating thereto , the following serial number and 
entries shall be substituted , namely : 

Each 5 ml contains 
Salbutamol + Bromohexino Salbutamol SO4 eq. to 100 ml 

12 .78 " 
2 mg of Salbutamol + 
Bromohexine Hcl 8 mg 

[ PN/ 9/ 98/ F./ F . No. 8( 5 ) 98/ D . P./ NPPA] 

L. M . KAUSHAL , Deputy Director 
Foot Note : The Principalorder was published in Part II, Section 3, Sub -section ( ii) of theGazotte of India vide No. S .O . 560 ( E ) 

_ dated 21st June, 1995 subsequently amendment vide No . 
1 . S. O. No. 357( E) dated 30th April , 1997, Part II, Section 3, Sub-section (i ) of the Gazette of India . 
2 . S. O . No. 501 ( E ) dated 16th July, 1997 , Part II, Soction 3, Sub -section ( ii ) of the Gazette of India . 
3. S. O . No . 529( E) dated 28th July , 1997 , Part II , Section 3, Sub - section (ii ) of the Gazette of India . 
4. S . O . No. 179( E ) dated 9th March, 1998, Part II, Section 3 , Sub - section ( ii ) of the Gazette of India . 


Syrup 


आदेश 

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1998 
का. आ . 327( अ ). - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का . आ . 637( अ ) 
तारीख 4 सितम्बर , 1997 के साथ गठित औषध ( कीमत नियंत्रण ) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ ( 5 ) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3 ) और ( 4 ) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता 

और पैक आकार सहित उस सारणी के स्संभ ( 2) की सत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितयों में से प्रत्येक की , उत्पाद शुल्क और स्थानीय 
कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है । 

सारणी 
क्र . सं . विनिर्मिति का नाम 

प्रबलता पक आकार 

अधिकतम कीमत 

( रु. ) 
1 2 

प्रत्येक लिपित टिकिया में है 
" 1. मिथाइलडोपा गोलियां 

मिथाइलडोपा 250 मिग्रा. 10x 10 का पत्ता 
एनहाइड्रस के रूप में 


3 


5 


196 . 70 " 


[ कां. सं/9/ 98 /वि / फा . सं. 8( 5 )/ 98ढीपी/ एनपीपीए.] 

एल. एम . कौशल, उपनिदेशक 
ORDER 

New Delhi, the 16th April, 1998 
S . 0 . 327 ( E ). ----In exercise of the powers, conferred by sub - paragraph ( 1) and ( 2 ) of paragraph 9 of the Drugs ( Prices 
Control) Order , 1995 read with No. S . O . 637 ( E) dated the 4th September , 1997 issued by the Government of India in the 
Ministry of Chemicals and Fertilizers , the National Pharmaceutical Pricing Authority , hereby fixes the prices as specifed in 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( 1) ] 


- - 


- 


- 


column ( 5) of the table below as the ceiling prices exclusive of excise duty , and local tax , if any, of each of the scheduled 
formulations specified in corresponding entry in clumun (2 ) of the said Tablo with the strength and pack size specified respec 
tively in the corresponding entries in columns ( 3) and (4 ) thereof : 


TABLE 


SI. 


Name of the formulation 


Strongth 


No. 


Pack 
Şize 


Ceiling Price 
( Rs.) 


( 3 ) 


( 5 ) 


“ ). 


Methyl Dopa Tag 


Each coated tab contains 
Methyl Dopa 250 mg 10x10ST 
as Anhydrous 


196. 70 " 


[ PN/9 / 98/ F / F. No . 8( 5) 98 / D. P / NPPA ] 

L. M . KAUSHAL, Deputy Director 


आदेश 

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1998 
का . आ . 328( अ ). - राष्ट्रीय औषध मूल्यनिर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा तारीख 4 सितम्बर , 1997 
को जारी का . आ . 637 ( अ ) के साथ गठित औषध ( कीमत नियंत्रण ) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा (1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पैट्रोरसायन विभाग) के आदेश सं. का . आ . 573( अ ), तारीख 20 अगस्त, 1996 
में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् : 

उक्त आदेश में नीचे की सारणी के क्रम सं . 12 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों जोड़ी आएंगी, 
अर्थात् : 

प्रत्येक मिलि में 
13. सिफाड्रोक्सिल ड्राई 

सिफाड्रोक्सिल मोनोहाइड्रेट 

30 मिलि 
सिरप सस्पैं . सिफाड्रोक्सिल 125 मिग्रा. के बराबर की बोतल 

कप सहित 


17. 22 " 


[ कां . सं/9/ 98/ घि/ फा. सं. 8( 5)/ 98डीपी/ एनपीपीए .] 

एल. एम. कौशल, उपनिदेशक 
टिप्पण : - मूल आदेश, भारत के राजपत्र , भाग- 2, खंड -3, उपखंड ( ii ) के का . आ . 573 ( अ ) दिनांक 20 अगस्त, 1996 में प्रकाशित हुआ था और 

तत्पश्चात् उसका निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था : 
1 . भारत का राजपत्र भाग - 2, . खंड - 3, उपखंड ( ii ) के का. आ . 726 ( अ ) दिनांक 13 अक्टूबर, 1997 


ORDER 

Now Delhi, the 16th April, 1998 
S . O . 328 (E ) . - In exercise of the powers , conferred by sub -paragraph (1 ) and ( 2 ) of paragraph 9 of the Drugs (Prices 
Control ) Order , 1995 read with No. S . 0 . 637 ( E) dated the 4th September , 1997 issued by the Government of India in the 
Ministry of Chemicals and Fertilizers , the National Pharmaceutical Pricing Authority hereby makes the further amondments in 
the Order of Government of India in the Ministry of Chemical and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals ) 
No. S .O . 573 (E ) dated the 20th August, 1996 , namely : 

In the table below the said order after gorial number 12 and the entries relating thereto , the following serial number and 
entries relating thereto shall be added damely : 


[ 411 ] I - HE 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" 13 


Cefadroxyl Dry Syrup 


Each 5 ml contains 
Cefadroxyl Monohydrate 
Eq . to Cefadroxyl 125 mg 


17.22" 


Susp . 


30 ml 
bottle 
with M cup 


[PN /9 /98/F ./F . No . 8 (5 )98/D .P ./NPPA ] 

L . M . KAUSHAL , Deputy Diroctor 
FootNote : The Principal order was published in Part II , Soction 3 , Sub -section (ü ) of the Gazette of India vide No. S .O . 573 (E ) 

dated 20th August , 1996 subsequently amendment vide 
1. S.O . No. 726 ( E ) dated 13th October , 1997 Part II, Section 3, Sub- section (ii),of the Gazette of India . 


Printed by the Manager , Govt . of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1998. 


